पंजीकरण संख्या - यू 0 ए0 / डी 0 ओ0 / डी 0 डी 0 एन0 / 30 / 2015--17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
खण्ड-18] रुड़की, शनिवार, दिनांक 15 जुलाई, 2017 ई0 ( आषाढ़ 24, 1939 शक सम्वत् ) [ संख्या -28 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 
विषय 

वार्षिक चन्दा 


पृष्ठ संख्या 


रु ० 


3075 


567-568 


1500 


193201 


1500 


975 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 
भाग 1 - विज्ञप्ति - अवकाश , नियुक्ति , स्थान नियुक्ति, स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क -नियम , कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड 

एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय ) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 -निदेशक, शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड 
भाग 6 - बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि 


975 


975 


975 


- 


975 


975 


115 


... 


975 


1425 


567 - क 


568 


उत्तराखण्ड गजट , 15 जुलाई, 2017 ई० ( आषाढ़ 24, 1939 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
भाग 1 
विज्ञप्ति - अवकाश , नियुक्ति, स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

औद्योगिक विकास अनुभाग -2 

कार्यालय - ज्ञाप 


06 जुलाई , 2017 ई० 
संख्या 70 / VII - 1 / 126- उद्योग / 2004 - विज्ञप्ति संख्या 161 / प्र0 स 0 / औ0 वि 0 / 2002, दिनांक 09 अगस्त , 2002 
द्वारा उत्तराखण्ड राज्य औद्योगिक विकास निगम लि o (सिडकुल), के निदेशक मण्डल का गठन किया गया है । सिडकुल 
निदेशक मण्डल में निदेशकों की नियुक्ति विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या 1564 / VII - 1-13 / 126- उद्योग / 2004, दिनांक 
12 अगस्त, 2013 के क्रम में श्री पंकज गुप्ता, उत्तराखण्ड औद्योगिक संगठन को उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं 
औद्योगिक विकास निगम लि 0 (सिडकुल ) के निदेशक मण्डल में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, 
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

आज्ञा से , 
एस0 रामास्वामी, 


मुख्य सचिव । 


पर्यटन अनुभाग 


11 जुलाई, 2017 ई ० 
संख्या 1512 / VI (1) / 2017-01 (14) / 2012- श्री जीवन चन्द्र बेरी, उप निदेशक , पर्यटन, नैनीताल दिनांक 
31 जनवरी , 2018 के अपरान्ह से अधिवर्षता आयु पूर्ण होने के फलस्वरूप सेवानिवृत्ति हो जायेंगे । 


आर0 मीनाक्षी सुन्दरम् , 

सचिव । 


पी ० एस ० यू० ( आर0 ई 0) 28 हिन्दी गजट / 375 - भाग 1-2017 (कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू 0 ए0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 15 जुलाई, 2017 ई० ( आषाढ़ 24, 1939 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम, कार्य -विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 


HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL 

NOTIFICATION 

July 11 , 2017 
No. 180/ UHCIXIV/ a - 34/ Admin.A/ 2015 -- Ms . Afiya Mateen, Judicial Magistrate- II , Dehradun is hereby 
sanctioned maternity leave for 180 days w.e.f. 03.01.2017 to 01.07.2017 , in terms of F.R. 101 and S.R. 153 & 154 
of F.H.B , Volume II (Parts 2-4 ) and Office Memo No. 250/XXVII(7 )/2009, dated 24.08.2009 issued by Government 
of Uttarakhand . 


By Order of Hon ble the Administrative Judge , 

Sd/ 
Registrar (Inspection). 


NOTIFICATION 

July 11, 2017 
No. 179/UHCIAdmin.A/ 2017 --In exercise of the powers conferred by clause ( 2 ) of Article 229 of the 
Constitution of India and all other powers enabling in that behalf, Hon ble the Chief Justice has been pleased to 
make the following amendment in Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of service and conduct) 
Rules 1976 , applicable to High Court of Uttarakhand , Nainital under U.P. Reorganization Act, 2000 : 
Amendment in Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct) 
Rules , 1976 , as applicable to High Court of Uttarakhand vide Section 30 

of U.P.Reorganization Act, 2000 
Rule No. Existing Rule 

Amendment 
2 

3 
Rule 20 ( c ) | ( 1 ) By deputation of an officer of Higher | ( 1) By promotion from amongst the 

Judicial Service or by promotion from Deputy Registrars and P.P.S. 
amongst the Deputy Registrars and 
P.P.S. 


1 


193 - ख 


194 


उत्तराखण्ड गजट , 15 जुलाई, 2017 ई ० ( आषाढ़ 24 , 1939 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
2 

3 
Notwithstanding anything contained Notwithstanding anything contained 
hereinabove , any Joint Registrar hereinabove, any Joint Registrar 
may also be appointment by the may also be appointment by the 
Chief Justice as he deems fit and Chief Justice as he deems fit and 
expedient. 

expedient. 
Notwithstanding anything contained Notwithstanding anything contained 
herein before the incumbent to the herein before the incumbent to the 
post of Joint Registrar must be a Law post of Joint Registrar must be a Law 
Graduate of a recognized University . Graduate of a recognized University or 

must pass the Judicial Test held by the 
High Court. 

Provided further that the person 
must have worked as Deputy Registrar 
or Principal Private Secretary for a 
period of one year. 

Provided further that the Chief 
Justice will have the power to relax the 
requirement of the period of one year 


This amendmentwill come into force with immediate effect. 


By Order of the Court, 


Sd/ 
Registrar General. 


कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड 

( विधि - अनुभाग) 

27 जून , 2017 ई ० 
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य० / प्रव०), वाणिज्य कर, 
देहरादून / हरिद्वार / रुड़की / रुद्रपुर / हल्द्वानी सम्भाग । 


पत्रांक 1494 / आयु० कर उत्तरा 0 / वाणि 0 क 0 / विधि - अनुभाग / पत्रा0 / 17-18 / देहरादून - उत्तराखण्ड शासन , 
वित्त अनुभाग-8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्याएँ 495/2017/9(120 ) / XXVII(8)/ 2017, 496/2017/9(120 ) / XXVII(8) / 2017 
एवं 497/2017/9(120) / XXVII (8) / 2017 , समदिनांकित 21 जून , 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें , जिनके द्वारा क्रमशः 
" समान माल और सेवा कर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के रूप में www.gst.gov.in को अधिसूचित करने , उत्तराखण्ड माल और 
सेवा कर अधिनियम , 2017 की धारा 9 की उपधारा ( 3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने में छूट सम्बन्धी तथा 
उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम के विभिन्न धाराओं को प्रभावी किए जाने सम्बन्धी अधिसूचना जारी की 
गयी है । 

उपरोक्त अधिसूचनाओं की प्रतियाँ, इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचनाओं की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर 
अपने अधीनस्थ समस्त कर-निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के 
पदाधिकारियों / व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष / सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें । 


195 


भाग 1 - क ] 

उत्तराखण्ड गजट , 15 जुलाई , 2017 ई ० ( आषाढ़ 24, 1939 शक सम्वत् ) 

वित्त अनुभाग -8 

अधिसूचना 

21 जून, 2017 ई ० 
संख्या 495/2017/9(120) / xxVII( 8) / 2017- चूँकि , राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में 
ऐसा करना समीचीन है ; 

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय , उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ( अधिनियम सं 0 06 , 
की धारा 146 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रजिस्ट्रीकरण , कर के संदाय, विवरणियों को प्रस्तुत करने , 
समेकित कर के संगणन और निपटान और इलेक्ट्रॉनिक वे बिल को सुकर बनाने के लिए समान माल और सेवा कर 
इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के रूप में www.gst.gov.in को अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 
स्पष्टीकरणः इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए www.gst.gov.in से माल और सेवा कर नेटवर्क, जो कम्पनी 

अधिनियम, 2013 ( 2013 का 18) की धारा 8 के उपबन्धों के अधीन निगमित एक कम्पनी है, के द्वारा 
प्रबन्धित वेबसाइट अभिप्रेत है । 
यह अधिसूचना दिनांक 22 जून, 2017 से प्रवृत्त होगी । 


वर्ष 2017) 


2 . 


In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 ofthe Constitution of India , the Governor is pleased 
to order the publication ofthe following English translation of the Notification No.495/2017/9( 120 )/XXVII (8 )/2017 , 
dated June 21, 2017 for generalinformation . 


NOTIFICATION 


June 21, 2017 


No.495/ 2017 /9( 120 )/XXVII(8 )/2017 --WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so 
to do in public interest; 

NOW , THEREFORE, In exercise of the powers conferred by section 146 of the “ Uttarakhand Goods and 
Services Tax Act, 2017 (Act no . 06 of 2017)", the Governor is pleased to allow to notify www.gst.gov.in as the 
Common Goods and Services Tax Electronic Portal for facilitating registration , payment of tax, furnishing of 
returns, computation and settlement of integrated tax and electronic way bill. 
Explanation : For the purposes of this notification ,“ www.gst.gov.in " means the website managed by the Goods 

and Services Tax Network , a company incorporated under the provisions of section 8 of the Compa 
nies Act, 2013 ( 18 of 2013). 


2. This notification shall comeinto force from the 22nd day of June , 2017 . 


अधिसूचना 

21 जून , 2017 ई ० 
संख्या 496/2017/9(120) / XXVII (8) / 2017- चूँकि , राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में 
ऐसा करना समीचीन है ; 

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 ( अधिनियम सं 0 06, वर्ष 2017) 
की धारा 23 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उन व्यक्तियों को , जो केवल ऐसे कराधेय 
माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति करने में लगे हुए हैं , जिन पर कुल कर , ऐसे मालों या सेवाओं या दोनों का 
प्राप्तिकर्ता, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा ( 3) के अधीन प्रतिलोम प्रभार के आधार पर संदत्त किए जाने का 
दायी है , ऐसे व्यक्तियों के प्रवर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं , जिन्हें पूर्वोक्त अधिनियम 
के अधीन रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करने में छूट प्राप्त होगी । 

2. यह अधिसूचना दिनांक 22 जून , 2017 से प्रवृत्त होगी । 


196 


उत्तराखण्ड गजट , 15 जुलाई , 2017 ई ० ( आषाढ़ 24 , 1939 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
In pursuance ofthe provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution ofIndia,the Governor is pleased 
to order thepublication of the follwoing English translation of the Notification No. 496/2017/9 (120 )/XXVII (8 )/ 2017 , 
dated June 21, 2017 for generalinformation . 

NOTIFICATION 

June 21 , 2017 
No.496/2017/9 (120 )/XXVII(8 )/2017 --WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so 
to do in public interest; 

NOW , THEREFORE ,In exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) of section 23 of the“ Uttarakhand 
Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 06 of 2017)", the Governor is pleased to allow to specify the persons, 
who are only engaged in making supplies of such taxable goods or services orboth , the total tax on which is liable 
to be paid on reverse charge basis by the recipient of such goods or services or both under sub -section (3 ) of 
section 9 of the said Act as the category ofpersons exempted from obtaining registration under the aforesaid Act. 

2. This notification shall come into force from the 22nd day of June , 2017 . 


अधिसूचना 

21 जून, 2017 ई ० 
संख्या 497/2017/9(120) / xxVII (8) / 2017- चूँकि , राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में 
ऐसा करना समीचीन है ; 

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 (अधिनियम सं0 06, वर्ष 2017) 
की धारा 1 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 22 जून, 2017 को उस तारीख के 
रूप में नियत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं , जिस तारीख से उक्त अधिनियम की धारा 1, धारा 2, धारा 3, 
धारा 4 , धारा 5, धारा 10 , धारा 22, धारा 23 , धारा 24, धारा 25 , धारा 26 , धारा 27 , धारा 28, धारा 29 , धारा 30 , 
धारा 139, धारा 146 और धारा 164 के उपबन्ध लागू हैं । 

आज्ञा से , 
राधा रतूड़ी, 
प्रमुख सचिव । 


In pursuance of theprovisions of clause (3 ) of Article 348 of the Constitution ofIndia, the Governoris pleased 
to order the publication of the following English translation of the Notification No. 497/2017/9 ( 120 )/XXVII(8y/2017 , 
dated June 21, 2017 for generalinformation . 

NOTIFICATION 

June 21, 2017 
No. 497/2017/9 (120 )/XXVII(8 )/2017 --WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so 
to do in public interest; 

NOW , THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub -section (3) ofsection 1 ofthe "Uttarakhand 
Goods and Services Tax Act, 2017 (Actno . 06 of 2017 )", the Governor is pleased to allow to appoint 22nd day of 
June , 2017 as the date from which the provisions of section 1, section 2 , section 3, section 4 , section 5, section 
10 , section 22 , section 23 , section 24 , section 25 , section 26 , section 27 , section 28 , section 29 , section 30 , 
section 139, section 146 and section 164 of the said Act shall come into force . 

By Order, 
RADHA RATURI, 
Principal Secretary 


विपिन चन्द्र , 


एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर , 

मुख्यालय, उत्तराखण्ड । 


197 


भाग 1 - क 

उत्तराखण्ड गजट , 15 जुलाई , 2017 ई० ( आषाढ़ 24, 1939 शक सम्वत् ) 
कार्यालय राज्य कर आयुक्त , उत्तराखण्ड 

(विधि - अनुभाग ) 

10 जुलाई, 2017 ई ० 
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य ० / प्रव ०), राज्य कर, 
देहरादून / हरिद्वार / रुड़की / रुद्रपुर / हल्द्वानी सम्भाग । 


. 


पत्रांक 1738 / रा 0 कर आयु० उत्तरा ० / माल और सेवा कर / विधि - अनुभाग / 17-18 / देहरादून - उत्तराखण्ड शासन , 
वित्त अनुभाग -8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 540/2017/9( 120 ) / XXVII (8) / 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा 
अधिसूचना संख्या 514/2017/9(120) / XXVII(8) / 2017 दिनांक 29.06.2017 के अनुसूची | व अनुसूची || में संशोधन 
किया गया है । 

उपरोक्त अधिसूचना, इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ 
समस्त कर -निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों / व्यापारी 
संगठनों के अध्यक्ष / सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें । 


वित्त अनुभाग -8 

अधिसूचना 

04 जुलाई, 2017 ई ० 
संख्या 540/2017/9(120 ) / XXVII (8 ) / 2017- चूँकि , राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में 
ऐसा करना समीचीन है ; 

अतएव , अब, श्री राज्यपाल महोदय, “ उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 06) की 
धारा 9 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों के क्रम में , 
शासन , वित्त अनुभाग-8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 514/2017/9(120 ) / XXVII (8) / 2017 , दिनांक 29 जून, 2017 
में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ; अर्थात् 

2. उक्त अधिसूचना में 
(एक ) अनुसूची | -2.5% में क्रम सं 0 182 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम 

संख्या और प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् 


उत्तराखण्ड 


( 2 ) 


182 क 


3102 


182 ख 


3103 


( 3 ) 
खनिज या रासायनिक उर्वरक , नाइट्रोजनी, उनसे भिन्न , जिनका स्पष्ट रूप से 
उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना है ; 
खनिज या रासायनिक उर्वरक, फास्फेटी, उनसे भिन्न , जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक 
के रूप में उपयोग नहीं किया जाना है ; 
खनिज या रासायनिक उर्वरक, पोटाशी, उनसे भिन्न , जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक 
के रूप में उपयोग नहीं किया जाना है ; 
खनिज या रासायनिक उर्वरक , जिनमें नाइट्रोजन , फास्फोरस, पोटाशियम में से दो 
या तीन उर्वरक तत्व अंतर्विष्ट है ; अन्य उर्वरक; इस अध्याय के माल, टिकियों या 
वैसे ही रूपों में या पैकेजों में , जिनका सकल भार 10 कि 0 ग्रा 0 से अधिक नहीं है , 
उनसे भिन्न , जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं किया जाना है ; 


182 ग 


3104 


182 घ 


3105 


... 


198 


BTRUE TOC, 15 dis , 2017 $ 0 (3196 24 , 1939 9 H9a) 

[ATT 1-2 
(@l) 3774 1-6 % # HO 66, 67 , 68 31 69 TETT BETE Hafta ylarcat au facut 

HIGIT 
TE 3f94a | fecic 01 T , 2017 #uqa Wish gift 


3 . 


आज्ञा से , 


अमित सिंह नेगी, 

सचिव । 
In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India , the Governor is pleased 
to order the publication of the following English translation ofthe Notification No. 540/2017/9 (120)/XXVII(8)/2017 , 
dated July 04, 2017 for general information . 

NOTIFICATION 

July 04, 2017 
No. 540/2017/9 (120 )/XXVII (8 )/2017 --WHEREAS , the State Government is satisfied that it is expedientso 
to do in public interest; 

NOW , THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub -section (1) of section 9 of the Uttarakhand 
Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), the Governor, in continuation of the recommendations of the 
Council,is pleased to allow to make the following amendments in theNotification No.514/2017/9 (120)/XXVII(8 )/2017, 
dated June 29, 2017 issued by theGovernment of Uttarakhand, Finance Section -8 , namely: 

2. In the said notification : 
(1) In Schedule | --2.5 % after serialnumber 182 and the entries relating thereto , the following serial 

numbers and entries shall be inserted ;namely : 


( 1) 
" 182A 


( 2) 
3102 


182B 


3103 


182C 


3104 


(3 ) 
Mineral or chemical fertilizers , nitrogenous, other than those , which are clearly 
not to be used as fertilizers 
Mineral or chemical fertilizers , phosphatic , other than those , which are clearly 
not to be used as fertilizers 
Mineral or chemical fertilizers , potassic , other than those , which are clearly not 
to be used as fertilizers 
Mineral or chemical fertilizers, containing two or three of the fertilizing 
elements nitrogen , phosphorus and potassium , other fertilizers , goods of this 
Chapter in tablets or similar forms or in packages of a gross weight not 
exceeding 10kg , other than those , which are clearly not to be used as 
fertilizers" 


182D 


3105 


In Schedule 11--6 % , serial numbers 66,67, 68 and 69 and the entries relating thereto , shall be omitted . 
3. This notification shall be deemed to come in force with effect from the 1st day of July , 2017 . 


By Order, 


AMIT SINGH NEGI, 

Secretary 


विपिन चन्द्र , 
एडिशनल कमिश्नर, राज्य कर , 


मुख्यालय, देहरादून । 


199 


भाग 1 - क 

उत्तराखण्ड गजट , 15 जुलाई , 2017 ई ० ( आषाढ़ 24 , 1939 शक सम्वत् ) 
कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन, ऊधमसिंह नगर 

कार्यालय आदेश 
22 जून, 2017 ई ० 


पत्रांक 3732 / टी 0 आर0 / पंजी० नि ० / UK06CA-3498 / 2017-वाहन संख्या UKO6CA-3498 (TRAILER), 
मॉडल 2011, चेसिस संख्या 11UK0601000020 तथा कार्यालय में श्री यासीन एवं बजरूद्दीन पुत्र श्री समसुददीन , 
निवासी ग्राम गौरी खेड़ा, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 23.05.2017 
को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध 
किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30.06.2017 तक जमा है । प्रवर्तन अनुभाग 
की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है । वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन 
प्राधिकरण , हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त करने हेतु आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन 
चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 


अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर , मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55 ( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UKO6CA-3498 (TRAILER) का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 11UK0601000020 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालय आदेश 
17 जून, 2017 ई ० 


पत्रांक 3733 / टी 0 आर0 / पंजी० नि ० / UP21-9157 / 2017-वाहन संख्या UP21-9157 (TRUCK), मॉडल 1995 , 
चेसिस संख्या 357010GU0821792 तथा इंजन नं 0 497SP21GUQ759285, कार्यालय में मौ ० आरिफ पुत्र श्री इरफान , 
निवासी नियर बैंक ऑफ बड़ोदा, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 
12.05.2017 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, वाहन का पंजीयन निरस्त करने 
हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.07.2017 तक जमा है । 
प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है । वाहन का मार्ग परमिट सचिव , 
सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न है । उक्त तथ्यों के आधार पर 
वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 


अतः, मैं , नन्द किशोर , पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55 (2 ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UP21-9157 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह 
एवं चेसिस संख्या 357010GUQ821792 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालय आदेश 
17 जून , 2017 ई ० 


पत्रांक 3873 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / UP04A-0039 / 2017-वाहन संख्या UP04A-0039 (TRUCK), मॉडल 
1996 , चेसिस संख्या 360324CTQ005214 तथा इंजन नं 0 692D23CTQ113687, कार्यालय में श्री श्याम सिंह पुत्र श्री चन्दन सिंह , 
निवासी सिसई बन्डिया , किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 12.05.2017 

को आवेदन -पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध 
किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30.06.2017 तक जमा है । प्रवर्तन अनुभाग 
की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है । वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन 
प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह 
के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 


- 


1988 


अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 
की धारा 55 ( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UP04A-0039 (TRUCK) का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 360324CTQ005214 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


200 


. 


उत्तराखण्ड गजट , 15 जुलाई, 2017 ई ० ( आषाढ़ 24, 1939 शक सम्वत् ) 

[भाग 1 - क 
कार्यालय आदेश 

22 जून , 2017 ई ० 
पत्रांक 3889 / टी ० आर० / पंजी० नि ० / UP04A-0215 / 2017- वाहन संख्या UP04A-0215 (TRUCK), मॉडल 
1997 , चेसिस संख्या 386045HSQ825069 तथा इंजन नं0 497D21HSQ795809, कार्यालय में श्री बाबा हरवंश सिंह एवं 
भौजा सिंह, निवासी कार सेवा वाले, नानकपुर, टाडा, ऊधमसिंह नगर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी 
ने दिनांक 23.12.2017 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, वाहन का पंजीयन 
निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30.06.2017 
तक जमा है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है । वाहन का मार्ग परमिट 
सचिव , सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण , हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त करने हेतु आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार 
पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 


अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए. वाहन संख्या UP04A-0215 (TRUCK) का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 386045HSQ825069 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालय आदेश 

29 जून , 2017 ई ० 
पत्रांक 2910 / टी 0 आर0 / पंजी 0 नि 0 / HR38E-5787 / 2017- वाहन संख्या HR38E-5787 (TRUCK), मॉडल 2000, 
चेसिस संख्या 373011CZZ003034 तथा इंजन नं 0 697D22CZZ105895, कार्यालय में श्री अमित पुत्र श्री अशोक कुमार, निवासी 
66 , बलवन्त कॉलोनी , आवास विकास, वार्ड नं 0 03 , किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 
28.06.2017 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं ० प्लेट प्रस्तुत करते हुए, वाहन का पंजीयन निरस्त करने 
हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30.06.2017 तक जमा है । 
प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है । वाहन का मार्ग परमिट सचिव , 
सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण , हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न है । उक्त तथ्यों के आधार पर 
वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 


- 


अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर , मोटर वाहन अधिनियम, 1988 
की धारा 55 ( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या HR38E-5787 (TRUCK) का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 373011CZZ003034 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालय आदेश 


30 जून , 2017 ई ० 
पत्रांक 3916 / टी ० आर० / पंजी० नि ० / UA06B -0576 / 2017-वाहन संख्या UA06B-0576 (TRUCK), मॉडल 
2003, चेसिस संख्या 386531HXZ719411 तथा इंजन नं 0 497TC89HXZ888283, कार्यालय में श्री सुरजीत सिंह पुत्र 
श्री मंगे राम , निवासी फजलपुर मेहरोला, रामपुर रोड, रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी 
ने दिनांक 24.06.2017 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, वाहन का पंजीयन 
निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30.06.2017 
तक जमा है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है । वाहन का मार्ग परमिट 
सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण , हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न है । उक्त तथ्यों के आधार 
पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 


अतः, मैं , नन्द किशोर , पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर , मोटर वाहन अधिनियम, 1988 
की धारा 55 ( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UA06B-0576 (TRUCK) का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 386531HXZ719411 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ | 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट, 15 जुलाई, 2017 ई ० ( आषाढ़ 24, 1939 शक सम्वत् ) 


201 


कार्यालय आदेश 


30 जून, 2017 ई ० 


पत्रांक 3918 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / UP21-9973 / 2017- वाहन संख्या UP21-9973 (TRUCK), मॉडल 1997 , 
चेसिस संख्या 360324ASQ00144 तथा इंजन नं0 697D23MSQ16382. कार्यालय में श्री चरनजीत सिंह पुत्र श्री उजागर सिंह , 
निवासी कुवरपुर, तह0 सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 01.05.2017 को 
आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए, वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध 
किया है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30.06.2017 तक जमा है । प्रवर्तन अनुभाग 
की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है । वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन 
प्राधिकरण , हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त करने हेतु रसीद संलग्न है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह 
के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 


- 


अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 
की धारा 55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UP21-9973 (TRUCK) का पंजीयन चिन्ह 
एवं चेसिस संख्या 360324ASQ00144 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


नन्द किशोर, 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी , 

ऊधमसिंह नगर । 


-- 


पी ०एस ० यू ० ( आर 0 ई 0) 28 हिन्दी गजट / 375 - भाग 1 - क -2017 ( कम्प्यूटर / रीजियो)। 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू ० ए ० / डी 0 ओ0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2015-17 


सरकारी 


गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 15 जुलाई, 2017 ई० ( आषाढ़ 24, 1939 शक सम्वत् ) 


भाग 8 
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 


सूचना 
मैंने धार्मिक कारणों से अपना नाम नाथीराम से बदलकर निशांत सैनी कर लिया है । भविष्य में मुझे निशांत सैनी 
नाम से ही जाना व पहचाना जाये । 


समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है । 


निशांत सैनी पुत्र श्री मदन पाल 
निवासी 35 हद्दीपुर ग्रन्ट पोस्ट सोहलपुर 

जिला हरिद्वार । 


सूचना 
शैक्षिक प्रमाण पत्रों में मेरे पुत्र का नाम आदी सहरावत दर्ज है जो कि गलत है जबकि मेरे पुत्र का सही नाम 
अक्षित चौधरी है । भविष्य में मेरे पुत्र को अक्षित चौधरी के नाम से ही जाना पहचाना जाये । 

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गयी है । 


दिनांक 11.07.2017 


प्रार्थी 
जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री चन्द्रपाल सिंह 
निवासी मोहनपुर साऊथ सिविल लाईन 
रूड़की, जिला हरिद्वार 


पी ० एस ० यू ० ( आर0 ई0) 28 हिन्दी गजट / 375 – भाग 8-2017 (कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


115 - ट 


